PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ .. JAN. 25. 2000 ( MAGH 5, 1921 SAKA ) 


27 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 22 दिसम्बर , 1999 


- 


क्रमांक 13282/ 1-एल. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल संतुष्ट है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि , सरकार द्वारा , 
सरकारी ८ पर सार्वजनिक प्रयोजन प्रर्बत् श ८ ह र.ये किले गांव गगांना , जागसी, गगेंसर, खंदराई, गोहाना और 
गुढा में विचपड़ी माईनर बी नं . 0 से 61325 (जिला सोनीपत ) के निर्माण के लिए नीचे गित परिक्षेत्र में भूमि उपयुक्त 
प्रयोजन के लिये अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4, 6 ( 17 ) के उपबन्धों के अधीन उन सभी अक्तियों 
की जानकारी के लिए की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध है । 

उपरोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के रामाल, इस समय इस कार्य में लगे 
हुए अधिकारियों को उनके सेवकों तथा कर्मचारियों सहित परिक्षेत्र में किसी भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा 
इस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं । 

कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में किसी भूमि अर्जन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो , इस अधिसूचना 
के राजपत्र में प्रकाशन के तीस दिन की अवधि के भीतर भूमि अर्जन कलंबटर, सिंचाई विभाग, अम्बाला के सम्मुख 
लिखित रूप में आपति दायर कर सकता है । 

भूमि के नक्शे का निरीक्षण भूमि अर्जन कलेक्टर , सिंचाई विभाग , अम्बाला तथा कार्यकारी अभियन्ता, गोहाना 
जल सेवाएं मण्डल , गोहाना के कार्यालय में किया जा सकता है । 

विशिष्टियां 


2. 


क्रमांक 


जिला 


तहसील 


गांव 


विवरण/ खसरा नं . 


हृदबस्त 
संख्या 


क्षेत्रफल 
एकड़ों में 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


सोनीपत 


गगांना 


11 


0.16 


गोहाना 
गोहाना 


2 


सोनीपत 


जागसी 


23 


2.40 


23/17, 365, 1838 , 1841 . 
33/25 , 159/11 , 20 , 189 / 
11/1 , 11/2, 12, 13, 17 , 
190/6, 7, 


15 


खान 1589, 1565, 1393 , 
1599, 1601, 1614, 1631 , 
1632, 1639, 1640 
रास्ता 1805 , 1595. 
75/12, 80/3, 98/4/1, 4/2, 
26, 646 , 647, 687 


3 


सोनीपत 


गोहाना 


खंदराई 


30 


0.18 


4 


गगेंसर 


29 


0.26 


90 , 137 


सोनीपत 
सोनीपत 


गोहाना 
गोहाना 


5 


गोहाना 


32 


0.97 


2224, 2235 , 2195, 2171 , 

2297, 2334, गोहाना में कोई 
किला नं ० 2234 नहीं है । 


आदेशानुसार राज्यपाल , हरियाणा । 

( हस्ता .) 


. 


अधीक्षक अभियन्ता , 
जीन्द जल सेवाएं परिमण्डल , 

जीन्द । 


28 


HARYANA GOVT GAZ ., JAN . 25, 2000 (MAGH 5 , 1921 SAKA ) 


| PART 1 


IRRIGATION DEPARTMENT 

Thc 22nd December , 1999 


No. 13282 / 1- L Whereas the Govornor of Haryana is specified that land specified below is needed 
urgently by the Government at the public expenses , for public purpose i. e. left over killas in villages 
Gangana, Jagsi , Gangesar , Khandrai, Gohana & Gudba for constructing Bichpari Minor at RD . 
1-61325 (District Sonepat). 


It is hereby notified that land in the locality described below is likely to be raquired for the above purpose. 

This notification is made under the provisions of section 4 , 6 (17 ) of ihe Land Acquisition Act, 1894 
for information of all to won il may concerned . 


. 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid seciion , the Governor of Haryana hereby 
authorised the oicers of the Irrigation Department with their servants and workmon for the time being 
engagod in the undertaking to enter upon and survey the land in the locality and do all other acts 
required or permitted by that section . 

Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality may , 
within a period of tbirly days of publication of this notification , file objection in writing before the 
Land Acquisition Collector, P.W.D., Irrigation Branch , Ambala . 


Plans of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector, P.W.D., 
Irrigarion Branch , Ambala and Executive Engineer, Gohana Water Sorvices Division , Gohana. 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Village 


Sr. 
No , 


Hadbast Area in 
Na . 

acres 


Killa No.1 
Boundary 


1 2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


Sanepat 


Gohana 


Gangana 


11 


0.16 


23/17, 365 , 1838 , 1841. 


2 


Sonepat 


Gohana 


Jagsi 


23 


2.40 


33/25 , 159/11, 20 , 189/11/1 , 
11/2 , 12, 13 , 17 , 190/6 , 7 , 
15 , 


W / C 1589, 1565 , 1598 , 1999 , 
1601, 1614 , 1631, 1632 , 1639 , 
1640 , 


Path 1805 , 1595 . 


3 


Sonepat 


Gohana 


Khandrai 


30 


0.18 


75/12 , 80/3 , 98/4/1 , 4/2 , 26 , 
646 , 647 , 687 . 


4 


Sɔ.nepat 


Gohana 


Gangessar 


29 


0.26 


90 , 137. 


5 


Sonepat 


Gohana 


Gohana 


32 


0.97 


2224 , 2235 , 2195, 2171 , 2297 , 
2334 , there is no F. No. 2234 
in GHN . 


By Order Governor of Haryana . 


(Sd .) . 


. 


Superintending Engineer , 
Yamuna Water Service Circle , 

Jind . 


1 


